सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 श्रावण , 1943 ( श ० ) 
26 जुलाई , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -368 राँची , सोमवार , 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
20 जुलाई , 2021 


संख्या -01 / सा.स्था . ( पद . ) - 37 / 2017 / न.वि.आ . 2023- 


1 . 


सं.सं. - 01 / सा.स्था . ( पद . ) - 37 / 2017 / न.वि.आ. - 2021-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राकेश कुमार , अधीक्षण 
अभियंता ( मुख्य अभियंता चालू प्रभार ) को प्रभारी मुख्य अभियंता , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
सं.सं. - 01 / सा.स्था . ( पद . ) - 37 / 2017 / न.वि.आ . -2022-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राहुल कुमार मालतो , 
सहायक अभियंता को सहायक अभियंता , हजारीबाग नगर निगम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मनोहर मराण्डी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 368 50 


-- 


